सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

11 पौष, 1937 ( २० ) 
संख्या 10 राँची, शुक्रवार 

1 जनवरी, 2 0 16 ( ई० ) 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


अधिसूचना 

28 दिसम्बर, 2015 
संख्या-3 / पद0 -1( ग)-0 61 2 0 15 का .- 10 9 19 / अपर सचिव , खाद्य , सार्वजनिक वितरण 
एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड , राँची के उत्क्रमित पद पर पदस्थापित श्री वसंत 
कुमार दास, झा0 प्र0 से0 ( कोटि क्रमांक - 375 / 0 3 , गृह जिला. बेगुसराय) को अगले आदेश 
तक अपर सचिव , खाद्य , सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड , राँची के 
पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-3 / पद0 -1( ग)• 06 1 2 0 15 का .. 10 920/ अपर सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार 
विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित श्री रेमण्ड केरकेट्टा, झा0 प्र0 से0 ( कोटि 
क्रमांक - 4 26 / 0 3 , गृह जिला. राँची ) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपर 
सचिव , कल्याण विभाग, झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार, 1 जनवरी , 2016 


संख्या-3 / पद0 -1( ग) -06 / 2 0 15 का .. 10 9 21/ परियोजना निदेशक , समेकित 
जनजातीय विकास अभिकरण, सिमडेगा के पद पर पदस्थापित श्री राम सागर, झा0 प्र0 से0 
( कोटि क्रमांक- 369/ 03 , गृह जिला- पलामू) को अपर सचिव एवं समकक्ष कोटि 
( वेतनमान रू0 374 00 - 6 7 0 0 0 / - ग्रेड पे 8700 / .) में प्रोन्नति के उपरान्त स्थानांतरित 
करते हुए अगले आदेश तक अपर सचिव , मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग , 
झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-3 / पद0 -1( ग) -06 / 2 0 15 का .. 10 9 2 21 सचिव, राज्य मानवाधिकार आयोग , 
झारखण्ड, राँची ( अतिरिक्त प्रभार सचिव , एस0 आई0 टी0 , राँची) के पद पर पदस्थापित श्री 
धर्मेन्द्र पाण्डेय , झा0 प्र0 से0 ( कोटि क्रमांक-4 141 0 3, गृह जिला. भोजपुर ) को अपर सचिव 
एवं समकक्ष कोटि ( वेतनमान रू0 3 74 0 0 -6 7 0 0 0 / - ग्रेड पे 8700/ . ) में प्रोन्नति के 
उपरान्त स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपर सचिव , राजस्व निबंधन एवं भूमि 
सुधार विभाग , झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


श्री पाण्डेय अपने कार्यों के साथ सचिव , एस0 आई0 टी0 , राँची के अतिरिक्त 
प्रभार में रहेंगे। 


संख्या- 3/ पद0 -1( ग) -06/ 20 15 का .. 10 9 23 / संयुक्त सचिव, नगर विकास एवं 
आवास विभाग, झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित श्री भवानी प्रसाद लाल दास , 
झा0 प्र0 से0 ( कोटि क्रमांक - 4 30/ 0 3 , गृह जिला. सहरसा) को अपर सचिव एवं समकक्ष 
कोटि ( वेतनमान रू0 3 74 0 0 - 6 7 0 0 0 / - ग्रेड पे 8 700 / - ) में प्रोन्नति के उपरान्त अगले 
आदेश तक अपर सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड , राँची के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-3 / पद0 -1( ग)- 06 / 2 0 15 का .. 109 24 । संयुक्त सचिव , कृषि, पशुपालन एवं 
सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित श्री विमल, झा0 प्र0 से0 ( कोटि 
क्रमांक - 4 3 8/ 0 3 , गृह जिला. सारण) को अपर सचिव एवं समकक्ष कोटि ( वेतनमान रू0 
3 74 0 0 - 67000/ - ग्रेड पे 8700/ - ) में प्रोन्नति के उपरान्त अगले आदेश तक अपर 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार, 1 जनवरी , 2016 


3 


सचिव , कृषि , पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 


संख्या-3 / पद0 - 1( ग)-06 / 2015 का .. 10 9 25 / परियोजना निदेशक , समेकित 
जनजाति विकास अभिकरण , राँची के पद पर पदस्थापित श्री जगजीत सिंह, झा0 प्र0 से0 
( कोटि क्रमांक - 43 9 / 0 3 , गृह जिला. मधुबनी) को अपर सचिव एवं समकक्ष कोटि 
( वेतनमान रू0 3 74 00 - 67000 / - ग्रेड पे 8700 / -) में प्रोन्नति के उपरान्त स्थानांतरित 
करते हुए अगले आदेश तक अपर सचिव , स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड , 
राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-3 / पद0 - 1( ग) -0 6 / 20 15 का .. 10 9 2 6/ उप विकास आयुक्त , देवघर के पद 
पर पदस्थापित श्रीमती मीना ठाकुर , झा0 प्र0 से0 ( कोटि क्रमांक - 44 0 / 0 3 , गृह जिला 
वैशाली) को अपर सचिव एवं समकक्ष कोटि ( वेतनमान रू0 3 74 0 0 -6 70 0 0 / - ग्रेड पे 
870 0 / -) में प्रोन्नति के उपरान्त अगले आदेश तक धारित पद को अपर सचिव के 
वेतनमान में उत्क्रमित करते हुए उप विकास आयुक्त - सह - मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी 
जिला परिषद , देवघर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 3/ पद0 - 1( ग)- 0 6 / 20 15 का .. 10 9 27/ संयुक्त सचिव , उच्च एवं तकनीकी 
शिक्षा विभाग, झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित श्री दिलीप कुमार झा , झा0 प्र0 से0 
( कोटि क्रमांक - 442/ 03 , गृह जिला. दरभंगा ) को अपर सचिव एवं समकक्ष कोटि 
( वेतनमान रू0 374 0 0 -67000/ - ग्रेड पे 8700 / - ) में प्रोन्नति के उपरान्त अगले आदेश 
तक अपर सचिव , उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग , झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित 
किया जाता है । 


संख्या-3 / पद0 -1( ग)- 06 / 20 15 का .. 10 9 28 / उप विकास आयुक्त , चतरा के पद 
पर पदस्थापित श्री बिरसाय उरांव , झा0 प्र0 से0 ( कोटि क्रमांक. 4441 0 3 , गृह जिला . 
गुमला) को अपर सचिव एवं समकक्ष कोटि ( वेतनमान रू0 374 0 0 -6 7000/ - ग्रेड पे 
8700 / - ) में प्रोन्नति के उपरान्त अगले आदेश तक धारित पद को अपर सचिव के 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार, 1 जनवरी , 2016 


वेतनमान में उत्क्रमित करते हुए उप विकास आयुक्त - सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी 
जिला परिषद् , चतरा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-3 / पद0 -1( ग)- 06 / 2 0 15 का . 10 929 / उप विकास आयुक्त , बोकारो के पद 
पर पदस्थापित श्री अरविन्द कुमार, झा0 प्र0 से0 ( कोटि क्रमांक - 447/ 0 3 , गृह जिला 
पटना) को अपर सचिव एवं समकक्ष कोटि ( वेतनमान रू0 3 74 0 0- 6 7000 / - ग्रेड पे 
8700 / - ) में प्रोन्नति के उपरान्त अगले आदेश तक धारित पद को अपर सचिव के 
वेतनमान में उत्क्रमित करते हुए उप विकास आयुक्त - सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी 
जिला परिषद्, बोकारो के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 3/ पद0 - 1( ग)- 06 / 2 0 15 का .. 10930 । संयुक्त सचिव , ग्रामीण विकास 
विभाग, झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित श्री बंधना कुल्लू, झा0 प्र0 से0 ( कोटि 
क्रमांक - 4 5 1/ 0 3 , गृह जिला. प0 सिंहभूम) को अपर सचिव एवं समकक्ष कोटि 
( वेतनमान रू0 374 00 -670 0 0 / - ग्रेड पे 8700 / -) में प्रोन्नति के उपरान्त अगले आदेश 
तक अपर सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 


संख्या- 3/ पद0 - 1( ग)- 0 6/ 2 0 15 का .. 10 9 31/ संयुक्त सचिव , कृषि , पशुपालन एवं 
सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित श्री विजय कुमार, झा0 प्र0 से0 
( कोटि क्रमांक- 457 / 0 3 , गृह जिला. पटना) को अपर सचिव एवं समकक्ष कोटि 
( वेतनमान रू0 3 74 00 -6 7 0 0 0 / - ग्रेड पे 8700/ .) में प्रोन्नति के उपरान्त अगले आदेश 
तक अपर सचिव , कृषि , पशुपालन एवं सहकारिता विभाग , झारखण्ड , राँची के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 3 / पद0 -1( ग)- 06 / 20 15 का .. 10 9 32 / परियोजना निदेशक , समेकित जन 
जाति विकास अभिकरण , लोहरदगा के पद पर पदस्थापित श्री ढावठा दिनेश उराँव , 
झा0 प्र0 से0 ( कोटि क्रमांक- 50 1/ 03 , गृह जिला. गुमला) को अपर सचिव एवं समकक्ष 
कोटि ( वेतनमान रू0 374 0 0 -6 7000 / . ग्रेड पे 8700 / .) में प्रोन्नति के उपरान्त 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 1 जनवरी, 20 16 
स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपर सचिव , स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं 
परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है | 


2 . मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य से सम्बन्धित पदाधिकारी अधिसूचित 
पद का प्रभार अविलम्ब ग्रहण करेंगे तथा धारित पद के प्रभार का त्याग मतदाता सूची 
पुनरीक्षण कार्य की समाप्ति की तिथि 11 जनवरी , 2016 के पश्चात करेंगे । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

एच0 के0 सुधांशु , 
सरकार के अवर सचिव । 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 10 – 50 । 


